निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 15 


25 चैत्र 1937 ( श ) 
पटना, बुधवार , 

15 अप्रील 2015 ( ई ० ) 


पृष्ठ 


विषय - सूची 
पृष्ठ 

भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर: स्थापित 
भाग -1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-4 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश। 

विधान मंडल में पुर :स्थापन के पूर्व 
भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0 , आई ०एससी o , 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी ० एससी० , एम ए ० , 

भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एमएससी० , लॉ भाग -1 और 2 , 
एम0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ०, डीप ० - इन 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1 - ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग - 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , 

आदेश. 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 

5-6 भाग-9 - क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


, 


भाग - 3 – भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग- 9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


--- 


, 


पूरक 


--- 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 15 अप्रील 2015 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचनाएं 

13 दिसम्बर 2014 
सं ० शून्यकाल -07/14-2634/वि ० स ० - सभा सचिवालय की अधिसूचना सं ० - स ० उ ० स०-01/14-5794 , दिनांक 10.12. 
2014 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय सदस्य , श्री चन्द्रमोहन राय , स० वि ० स ० 
( क्षेत्र संख्या -7 , चनपटिया ) को बिहार विधान - सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की वर्ष 2014-15 के शेष अवधि के लिए 
माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा द्वारा सभापति मनोनीत किये जाने के फलस्वरूप अब वे बिहार विधान - सभा के शून्यकाल समिति 
के सदस्य नहीं रहेंगे । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

हरेराम मुखिया प्रभारी सचिव । 


23 फरवरी 2015 
सं०-2 स्था०-171/2014-413 /वि ० स ० -बिहार सेवा संहिता के नियम -73 एवं वित्त विभाग के संकल्प 
संख्या -3 ए०-7 - महा०-01/2005-1500 वि ( 2 ) दिनांक 24.03.2005 तथा सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -499 , दिनांक 
12.04.2005 के अनुसरण में श्री मो ० नियाज अहमद , उप - सचिव , बिहार विधान - सभा, पटना को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के 
फलस्वरूप दिनांक 28.02.2015 के अप० से सेवानिवृत्त किया जाता है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

असीम कुमार , अवर सचिव । 


7 मार्च 2015 
सं०-2 स्था०-69/15-523 / वि ० स० श्री मधुप कुमार, प्रतिवेदक , बिहार विधान - सभा सचिवालय को महालेखाकार , बिहार , 
पटना के पत्रांक - जी ० ई० 12 - BLAXIX - 2-1068 , दिनांक 02.01.2015 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 
248( क ) के तहत दिनांक 10.10.2014 से 29.11.2014 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । उक्त संहिता के 
नियम -159 के तहत दिनांक 30.11.2014 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति दी जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 
विनोद कुमार विद्यार्थी, अवर सचिव । 


21 फरवरी 2015 
सं०-2 स्था०-253 /11-392 / वि ० स० - सभा सचिवालय के कार्यहित में श्री कैप्टन भानु प्रकाश सिन्हा , सेवानिवृत मार्शल , 
बिहार विधान - सभा को सभा सचिवालय में मार्शल के रिक्त स्थाई पद के विरुद्ध अधिसूचना संख्या 491 , दिनांक 20.02.2014 के 
क्रम में पूर्व निर्धारित शर्तों के अधीन संविदा पर नियोजन की सेवा अवधि दिनांक 21.02.2015 से 20.08.2015 तक यानी 06 
छ :) माह विस्तारित की जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से . 
विनोद कुमार विद्यार्थी, अवर सचिव । 


बिहार गजट , 15 अप्रील 2015 


3 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


1 


अधिसूचनाएं 

1 अप्रील 2015 
सं 0 01 / स्था ० ( का ० प ०) -03 / 2013-1768 / न0 वि 0 एवंआ0 वि 0 -- बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा -41 
में निहित प्रावधान के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग मुख्यालय में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत निम्नांकित 
पदाधिकारियों को कॉलम (4 ) में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है : 
क्र ० सं ० पदाधिकारी का नाम / संवर्ग विभाग में योगदान 

नवपदस्थापन स्थान 
की तिथि 
2 3 

4 
1 . श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह, बि 0 प्र0 से 0 26.11.2014 कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद , मधुबनी । 
2 . श्री राकेश कुमार झा , बि 0 प्र0 से 0 05.01.2015 कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद , अररिया । 
3 . श्री महेश्वर प्र0 सिंह, 

05.02.2015 नगर कार्यपालक पदाधिकारी , नगर पंचायत , चकिया 
बि ० प्र ० से 

एवं अतिरिक्त प्रभार नगर पंचायत, मेहसी । 
4 . श्री मुमुक्षु कुमार चौधरी , बि 0 प्र 0 से 0 

09.05.2014 उप नगर आयुक्त , पटना नगर निगम । 
5 . श्री सिद्धार्थ हर्षवर्द्धन , बिन0 से0 

01.01.2015 कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद , खगौल | 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ०) अस्पष्ट , उप सचिव । 


| 


: 


23 फरवरी 2015 
सं0-01 / स्था o ( का ० प०) -03 / 2013-905 / न० वि ० एवंआ० वि० -बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा -41 
के अधीन विभिन्न सेवा संवर्ग के निम्नांकित पदाधिकारी को संबंधित जिला पदाधिकारी की अनुशंसा से अपने कार्यों के 
अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु अगले आदेश तक प्राधिकृत किया जाता है 
क्र ० पदाधिकारी का नाम 

पदनाम 

पद का नाम जिस पर कार्य करने हेतु प्राधिकृत 
सं ० 

किया जाना है । 
1 2 

3 
श्री शाहनवाज अहमद नियाजी वरीय उप समाहर्ता कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद , भभुआ । 
2 . श्री नसीब लाल दास वरीय उप समाहर्ता कार्यपालक पदाधिकारी,नगर परिषद , अरवल । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
( ह ० ) अस्पष्ट, उप - सचिव । 


4 


1 . 


13 मार्च 2015 
सं ० 1 / स्था / राज0-32 / 14-1112 / न0वि 0 एवंआ0वि 0 — बिहार नगरपालिका अधिनियम , 2007 की धारा -41 में 
निहित प्रावधान के आलोक में श्री ज्ञान प्रकाश, वरीय उप समाहर्ता, शेखपुरा को नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत , 
बरवीघा के रूप में कार्य करने हेतु अगले आदेश तक के लिए प्राधिकृत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , उप - सचिव । 


, 


30 मार्च 2015 
सं ० 01 / स्था ० 

( राज 00 ) -32 / 2014 / 1706 / न0 वि 0 एवंआ ०वि० -जिला पदाधिकारी, खगडिया के आदेश 
ज्ञापांक -81 / स्थापना दिनांक 06.02.2015 के आलोक में बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा -41 के तहत् श्री 
सुधीर कुमार, वरीय उप समाहर्ता, खगड़िया को अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया के 
रूप में कार्य करने हेतु अगले आदेश तक के लिए प्राधिकृत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विजय रंजन, उप सचिव । 


4 


बिहार गजट , 15 अप्रील 2015 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

27 मार्च 2015 
सं0 1159 — निर्वाचन विभाग, बिहार , पटना के अधिसूचना संख्या ई2-1-85 / 2001 दिनांक 03.01.2011 द्वारा नियुक्त श्री 
आशुतोष राय, अवर निर्वाचन पदाधिकारी एवं अधिसूचना संख्या ई2-1-85 / 2007-06 दिनांक 21.02.2011 द्वारा व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अवर 
निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान ) सोनपुर अनुमंडल ( सारण) के पद पर पदस्थापित किया गया है, को विभागीय मुख्यालय में योगदान की तिथि 02 . 
02.2011 से लेकर दिनांक 21.02.2011 की अवधि, जो मुख्यालय में प्रशिक्षण हेतु बितायी गयी अवधि को वित्त विभाग, बिहार , पटना के संकल्प 
संख्या 932 दिनांक 05.02.1986 तथा 10128 दिनांक 26.12.2013 के आलोक में विनियमित किया जाता है 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ०) अस्पष्ट, अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 04-571 + 100 - डी ० टी ० पी ० । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 15 अप्रील 2015 


5 


भाग -2 


आदेश , 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों 

द्वारा निकाले गये 

विनियम, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


कला संस्कृति एवं युवा विभाग 


क्र . 


1 . 


2 . 


3 . 


श्री शरद कुमार 


1 . 


2 . 


अधिसूचना 

27 मार्च 2015 
सं 0 2 / य.1-14 / 2007 ( खण्ड) 267 – सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग , बिहार , पटना 
द्वारा प्रदर्श एवं चाक्षुष कला की विभिन्न विधाओं में कलाकारों को वित्तीय वर्ष 2014-15 में निम्नवत बिहार कला पुरस्कार 
प्रदान किये जाते हैं : 
( क ) चाक्षुष कला के क्षेत्र में पुरस्कार 
पुरस्कार का नाम 

वर्ग 

चयनित कलाकार का नाम 
राधा मोहन पुरस्कार ( समकालीन कला) 

वरिष्ठ श्री नरेन्द्र पाल सिंह 

युवा श्री उदय पंडित 
कुमुद शर्मा पुरस्कार ( महिला कलाकार) 

वरिष्ठ अर्चना सिन्हा 

युवा वन्दना कुमारी 
सीता देवी पुरस्कार ( लोक कला) 

वरिष्ठ श्रीमती मनीषा झा मिश्रा 

युवा 
4 . दिनकर पुरस्कार ( चाक्षुष कला लेखन ) 

वरिष्ठ रीना सोपम 

युवा कुमारी अंजलि 
( ख ) प्रदर्श कला के क्षेत्र में पुरस्कार 
1 . पं 0 रामचतुर मल्लिक पुरस्कार ( शास्त्रीय 

वरिष्ठ श्री सोहराई पासवान 
गायन ) 

युवा 

प्रशांत मल्लिक 

निशांत मल्लिक 
2 . भिखारी ठाकुर पुरस्कार (रंगमंच ) 

वरिष्ठ श्रीमती मोना झा 
युवा 1. श्री अमित रौशन 

2. 
विंध्वासनी देवी पुरस्कार (लोक गायन ) 

वरिष्ठ 

श्री मनोरंजन ओझा 

श्री सुरेन्द्र नारायण यादव 
युवा 

श्री अमर आनन्द 
4 . रामेश्वर सिंह कश्यप पुरस्कार (प्रदर्श कला वरिष्ठ 
लेखन ) 

युवा 

श्री अनीश अंकुर 
विस्मिल्ला खाँ पुरस्कार (वाद्य - वादन) 

वरिष्ठ श्री समरजीत मुखर्जी 

युवा श्री हरिओम हरि 
6 . अम्बपाली पुरस्कार ( नृत्य ) 

वरिष्ठ श्रीमती पुनीता शर्मा 

युवा 
( ग ) चाक्षुष कला राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार 

श्री राम सुतार, अध्यक्ष, ऑल इंडिया फाईन आर्टस 

सोसाईटी, नई दिल्ली 
( घ ) प्रदर्श कला राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार 

श्री मिथिलेश झा 
( ड ) लाईफ टाईम एचीवमेंट पुरस्कार ( 2014-15 ) 
1 . प्रदर्श कला 

प्रो ० रामगोपाल बजाज 
चाक्षुष कला 

श्री गप्ता ईश्वर चन्द्र प्रसाद 
2. पुरस्कार के रूप में सम्मान राशि के साथ स्मृति चिन्ह , मोमेंटों प्रमाण पत्र अंगवस्त्र आदि प्रदान किये जायेंगे । 
वरिष्ठ एवं युवा पुरस्कार के लिए राशि क्रमशः स 35,000 र 10,000 रूपये निर्धारित है तथा कंडिका ग, घ, ड़, खंड में अंकित 
पुरस्कार की राशि प्रति कलाकार र 1,00,000 (एक लाख ) रूपये हैं । 


कुमार रविकांत 


3 . 


1 . 


2 . 


श्री ऋषिकेष सुलभ 


5 . 


पूजा भारती 


2 . 


6 


बिहार गजट , 15 अप्रील 2015 


3. बिहार कला पुरस्कार 2014-15 के लिए चयनित कलाकार / कलामर्मज्ञों को संबंधित पुरस्कार से बिहार कला 
पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव । 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
( शुद्धि - पत्र) 

1 अप्रील 2015 
सं0 01 / स्था o ( का ० प०)-03 / 2013-1778 / न0 वि 0 एवंआo विo—विभागीय अधिसूचना सं0 1768 दिनांक 01.04.15 में 
क्रम सं0-2 में अंकित पदाधिकारी के संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग में प्रतिनियुक्त तथा क्रम सं0-4 में अंकित 
पदाधिकारी के संबंध में पदस्थापित विशेष कार्य पदाधिकारी , नगर विकास एवं आवास विभाग पढ़ा जाय । 
2. शेष यथावत् रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विजय रंजन , उप - सचिव । 


- 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 04-571 + 40 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


